सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 जेष्ठ, 1942 ( श ० ) 


संख्या- 236 राँची, मंगलवार , 


2 जून , 2020 ( ई ० ) 


मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग 

( संसदीय कार्य 


अधिसूचना 


2 जून, 2020 
संख्या-मं ० म ० स०-05 / वि ० स ० सत्र -38 /2020-710 -- माननीय राज्यपाल महोदया, झारखण्ड, का दिनांक 
27 मई, 2020 का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है: 


भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड (2) के उप - खंड ( क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , 
द्रौपदी मुर्मू, झारखण्ड की राज्यपाल, एतद् द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2020 को विधान सभा की बैठक की समाप्ति 
के पश्चात् झारखण्ड विधान सभा का सत्रावसान करती हूँ । 


रांची 


( द्रौपदी मुर्मू 
झारखण्ड के राज्यपाल 


दिनांक-27 मई, 2020 . 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 2 जून , 2020 
ज्ञापसं०- मं मं ० स०-05 / वि ० स ० सत्र-38/ 2020710 / रांची, दिनांक 

02 जून ,2020 ई । 
प्रतिलिपिः राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ मंत्री, संसदीय कार्यविभाग के आप्त 
सचिव/ मुख्य सचिव, झारखण्ड, रांची/ सभी अपर मुख्य सचिव / सरकार के सभी प्रधान सचिव / सरकार के सभी 
सचिव/ सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय / सभीविभागाध्यक्ष/ निदेशक , सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 
झारखण्ड, रांची / गृह मंत्रालय ,पालिटिकल ( एक ) शाखा, भारत सरकार , नयी दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक 
कार्रवाई हेतु प्रेषित । 


( राजीव रंजन ) 
सरकार के संयुक्त सचिव 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 236 50 


